सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 अग्रहायण, 1939 ( श० ) 


संख्या- 966 राँची , गुरुवार, 


14 दिसम्बर , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
19 सितम्बर , 2017 


संख्या-1/पी० -101 / 2014 अंश-1 का .- 9955-- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रियाडा/ 
आयडा/ बियाडा/ एसपियाडा का पदनाम संशोधित करते हुए क्रमशः क्षेत्रीय निदेशक , झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र 
विकास प्राधिकार , राँची प्रक्षेत्र / क्षेत्रीय निदेशक , झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार , आदित्यपुर 
प्रक्षेत्र/ क्षेत्रीय निदेशक , झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार , बोकारो प्रक्षेत्र/ क्षेत्रीय निदेशक , झारखण्ड 
औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार , संथाल परगना प्रक्षेत्र किया जाता है । पूर्व से पदस्थापित पदाधिकारी/ प्रभारी 
पदाधिकारी का पदनाम इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

___ 2. यह संशोधन उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या- 3025 , दिनांक 
16 अगस्त , 2017 के संदर्भ में किया गया है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 966-- 50 


